पंजीकरण संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -18 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत्) [ संख्या-39 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


795-799 


1500 


477-486 


1500 


975 


... 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


... 


975 


975 


1425 


795 - क 


796 


उत्तराखण्ड गजट, 30 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग 

विज्ञप्ति / नियुक्ति 

11 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 1655 / XLI - 1 / 17-104 / 14 टी 0 सी 0 IV- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय 
पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता, भौतिकी के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप 
निदेशक , प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 828 / नि 0 प्रा 0 शि 0 / नियु ० काउ0 / 2017-18 , दिनांक 22.08.2017 के क्रम में निम्न 
तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कॉलम-3 में निर्दिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान 
₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों 
के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए, दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
करते हैं : 
अभ्यर्थी का नाम / गृह जनपद 

तैनाती स्थल 


क्र ० सं ० 


1 


2 


3 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10. 


श्री प्रभात चन्द्र खण्डूड़ी / चमोली 
श्री शिव प्रसाद / टिहरी गढ़वाल 
श्री विवेक पच्छिमी / उत्तरकाशी 
सुश्री तृप्ति / चमोली 
श्री विनीत गौड / रूद्रप्रयाग 
श्री दीपक कुमार / बागेश्वर 
सुश्री ज्योति बोहरा / ऊधमसिंह नगर 
सुश्री रचना रावत / पौड़ी गढ़वाल 
श्री हरीश थपलियाल / चमोली 
सुश्री सुप्रिया रावत / टिहरी गढ़वाल 
श्री विक्रम सिंह कठैत / चमोली 
श्री किशोर चन्द्र जोशी / नैनीताल 
सुश्री नम्रता दयाल / पिथौरागढ़ 
श्री मनोज कुमार / हरिद्वार 
श्री मुकेश कुमार सिंह / ऊधमसिंह नगर 
सुश्री रूमी बिष्ट / उत्तरकाशी 
श्री पवन कुमार / पिथौरागढ़ 
श्री प्रदीप कुमार / रूद्रप्रयाग 
कु ० पिंकी / पौड़ी गढ़वाल 
श्री विवेक चन्द्र दीक्षित / ऊधमसिंह नगर 


रा ० पा ०, पांबो, पौड़ी गढ़वाल 
रा ० पा ०, जखोली, रूद्रप्रयाग 
रा ० पा 0, गजा, टिहरी गढ़वाल 
रा 0 पा 0, चोपता , रूद्रप्रयाग 
रा ० पा ०, जोशीमठ , चमोली 
रा ० पा ०, कनालीछीना, पिथौरागढ़ 
रा ० पा 0, बाडेछीना, अल्मोड़ा 
रा ० पा 0, हिण्डोलाखाल , टिहरी गढ़वाल 
रा ० पा 0, वीरोंखाल, पौड़ी गढ़वाल 
रा 0 पा 0, पीपली डुंडा , उत्तरकाशी 
रा ० पा ०, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल 
रा ० पा 0, ताकुला, अल्मोड़ा 
रा ० पा ० , मल्लासालम, अल्मोड़ा 
रा ० पा 0. काण्डीखाल , टिहरी गढ़वाल 
रा ० पा ०, बेरीनाग , पिथौरागढ़ 
रा ० पा ०, क्वांसी, देहरादून 
रा 0 पा 0, गरूड़, बागेश्वर 
रा ० पा o . 

गैरसैंण, चमोली 
रा 0 पा 0, साहिया , देहरादून 
रा ० पा ०, सल्ट, अल्मोड़ा 


11 . 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20 . 


2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएँ “ उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा 
राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009* के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, 
जो समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी । 

( 2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी 

संबंधी प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित 
अभ्यर्थी की नियक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 30 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 08 , 1939 शक सम्वत् ) 


797 


( 2.2 ) संबंधित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से 

एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए, प्राविधिक शिक्षा 

निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3 ) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 


3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 


(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 


( 3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों । 


( 3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा - पत्र । 


( 3.4 ) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 


(3.5 ) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट , 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण - पत्र । 


( 3.6 ) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 

प्रमाण - पत्र । 


( 3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 


( 3.8) लिखित रूप से एक " Under Taking कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति 
निरस्त समझी जाय । 


(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण -पत्रों की जाँच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 
निरस्त समझी जायेगी । 


4. चयनित अभ्यर्थी को एक बार दुर्गम संस्थान आवंटित हो जाने के उपरान्त पुनः किसी अन्य संस्थान में रिक्त 
पद पर तैनाती किये जाने का आगामी 05 वर्ष तक अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा । 


5 . 


अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किए जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 


आज्ञा से , 


ओम प्रकाश, 


अपर मुख्य सचिव । 


798 


[भाग 1 


उत्तराखण्ड गजट, 30 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत्) 
सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


11 सितम्बर, 2017 ई ० 


संख्या 1354 / xxxi(1) / 2017 / पदो0-03 / 2017 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित 
समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतनमान लेवल -10 (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600-39,100 , 
ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए, उनके 
नाम के सम्मुख अंकित विभाग / अनुभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्र ० सं ० 


कार्मिकों के नाम 


तैनाती के विभाग / अनुभाग 


1 . 


श्री गौरी शंकर त्यागी 


वित्त अनुभाग -2 


2 . 


श्रीमती गीता बिष्ट 


गृह अनुभाग -6 


3 . 


श्री अतुल काला 


सहकारिता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग अनुभाग -2 


2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप तालिका में अंकित अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर 
रखा जाता है । 


3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस / एस ), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड 
राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस 0 बी 0 / 2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य , 
मा ० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 ( एस 0 बी 0) / 2015, 
शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य , 271 (एस 0 बी 0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य , 272 (एस 0 बी 0 ) 
2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस 0 बी 0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य, एवं 
रिट याचिका संख्या 274 (एस 0 बी 0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य, में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों 
के अधीन होगी । 


4. उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के विभाग / अनुभाग 
में अनुभाग अधिकारी के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए, सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -01 को अवगत 
कराना सुनिश्चित करें । 


आज्ञा से , 


आनन्द बर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


रोजगार सृजन , कौशल विकास , श्रम एवं सेवायोजन विभाग 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 


29 अगस्त , 2017 ई ० 


संख्या 1078 / VIII / 17-56 (श्रम ) / 2001 - तात्कालिक प्रभाव से रोजगार सृजन, कौशल विकास, श्रम एवं 
सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्र संख्या 
1751 / 41 / ई0-1 / डी 0 पी 0 सी 0 / 2016-17, दिनांक 31.07.2017 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री दिनेश चन्द्र बिष्ट , 
श्रम प्रवर्तन अधिकारी, को चयन वर्ष 2016-17 में उपलब्ध, सहायक श्रमायुक्त वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन 
₹ 5,400 (छठे वेतनमान के अनुसार) में रिक्त पद पर एतद्द्वारा, पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । श्री बिष्ट की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 


799 


भाग 1 ]] 

उत्तराखण्ड गजट , 30 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 
2. श्री दिनेश चन्द्र बिष्ट को उक्त पद पर 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल में रखा जाता है । 

3. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है तथा उक्त पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी। 
श्री दिनेश चन्द्र बिष्ट को शासन द्वारा समय - समय पर निहित आदेशों के अनुरूप महंगाई भत्ता / अन्य भत्ते देय होंगे । 

4. श्री दिनेश चन्द्र बिष्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पद पर तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण 
कार्यभार प्रमाणक संबंधी सूचना शासन / श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें । 

विज्ञप्ति / प्रोन्नति 


कर , 


29 अगस्त, 2017 ई ० 


संख्या 1078 / VIII / 17-56 ( श्रम) / 2001 - तात्कालिक प्रभाव से रोजगार सृजन, कौशल विकास, श्रम एवं 
सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन , लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्र संख्या 
1751 / 41 / ई0-1 / डी 0 पी 0 सी 0 / 2016-17, दिनाँक 31.07.2017 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर श्री कृष्ण कुमार गुप्ता , 
श्रम प्रवर्तन अधिकारी, को चयन वर्ष 2016-17 में उपलब्ध , सहायक श्रमायुक्त, वेतनमान ₹ 15,600-39,100. ग्रेड वेतन 
₹ 5,400 ( छठे वेतनमान के अनुसार) में रिक्त पद पर एतद्द्वारा, पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । श्री गुप्ता की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे । 

2. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को उक्त पद पर 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा काल में रखा जाता है । 

3. उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है तथा उक्त पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी । 
श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को शासन द्वारा समय - समय पर निहित आदेशों के अनुरूप महंगाई भत्ता / अन्य भत्ते देय होंगे । 

4. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त पद पर तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण 
कर, कार्यभार प्रमाणक संबंधी सूचना शासन / श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें । 


आज्ञा से , 


हरबंस सिंह चुघ , 
प्रभारी सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई0 ) 39 हिन्दी गजट / 488 – भाग 1-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत्) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND ,NAINITAL 


NOTIFICATION 


August 31, 2017 


No. 206 /UHC /XIV /13/Admin.A /2008 -- SriManish Kumar Pandey, Civil Judge (Sr. Div.), Nainital is hereby 
sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 16.08.2017 to 26.08.2017 with permission to prefix 15.08.2017 as 
Independence Day holiday and suffix 27.08.2017 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


August 31, 2017 


No. 207 /UHC /XIV-a /15/Admin.A /2009-- Sri Bhavdeep Ravtey, Civil Judge (Sr. Div .), Kotdwar, District Pauri 
Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 31.07.2017 to 19.08.2017 with permission to prefix 
30.07.2017 as Sunday holiday and suffix 20.08.2017 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 


August 31 , 2017 


No. 208 /UHC /XIV -a /37/Admin.A /2012 -- Sri Sandip Kumar Tiwari, Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District 
Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 08.08.2017 to 19.08.2017 with permission to prefix 
06.08.2017 & 07.08.2017 as Sunday and Rakshabandhan holidays respectively and suffix 20.08.2017 as Sunday 
holiday . 


477 - ख 


478 


BERGUE C , 30 fat , 2017 OCA 08, 1939 y 149 ) 


[ HTVI 1– 


NOTIFICATION 


September 01, 2017 


No. 209 /UHC /XIV /82/ Admin.A /2003--Smt,Pritu Sharma , ADJ/FTC / Special Judge (POCSO ), Haldwani, 
District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 16.08.2017 to 26.08.2017 with permission to 
prefix 15.08.2017 as Independence Day holiday and suffix 27.08.2017 as Sundayholiday. 


NOTIFICATION 


September 01, 2017 


No. 210 /UHC /XIV /55 /Admin.A /2003-- SriNitin Sharma, 1st Additional District & Sessions Judge,Haldwani, 
DistrictNainitalis hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 16.08.2017 to 26.08.2017 with permission to 
prefix 15.08.2017 as Independence Day holiday and suffix 27.08.2017 as Sundayholiday. 


NOTIFICATION 


September 05 , 2017 


No. 211/ UHC /XIV -4 /34 /Admin.A /2008 -- Ms. Pratibha Tiwari, Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby 
sanctionedMaternity (miscarriage) leave for 41 days w.e.f. 26.06.2017 to 05.08.2017 , in termsof Subsidiary Rule 
153 (2) Chapter XIII of F.H.B. Volume II (Parts 2-4 ). 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


NOTIFICATION 


September 05 , 2017 


No. 212/UHC /XIV -14 /Admin.A /2008 -- Sri Dharmendra Singh Adhikari, JointDirector, Uttarakhand Juidical 
& Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 16.08.2017 to 
25.08.2017 


By Order ofHon ble the Chief Justice , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 


September 06 , 2017 


No.213 /UHC /VII- a- 1/Stationery-- The High Court willremain open on 28.10.2017 (Saturday) and in lieu 
there of the Courtwillremain closed on 26.12.2017 (Tuesday). 


By Order of Hon ble the Court, 

Sd / 
NARENDRA DUTT, 
Registrar General. 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 30 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत्) 


479 


NOTIFICATION 


September 07, 2017 
No. 214 /UHC /XIV /38/ Admin.A /2008 --Ms. Anita Gunjiyal, Civil Judge (Sr. Div .),Roorkee, District Hardwar 
is hereby sanctioned earned leave for 34 days w.e.f. 24.07.2017 to 26.08.2017 with permission to prefix 23.07.2017 
as Sunday holiday and suffix 27.08.2017 as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar ( Inspection ). 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 


कार्यभार मुक्त प्रमाण - पत्र 


19 अगस्त , 2017 ई ० 


पत्रांक 406 / एक - 03-2016 - प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 21-08-2017 से 30-08-2017 
तक दिनांक 20-08-2017 रविवार अवकाश को पूर्वयोजित करते हुए 10 (दस) दिन के अर्जित अवकाश चाहने हेतु 
प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त अर्जित अवकाश प्रार्थना - पत्र के स्वीकृत होने की प्रत्याक्षा में मेरे द्वारा आज 
दिनांक 19-08-2017 के अपराह्न में सिविल जज ( जू 0 डि 0), पिथौरागढ़ का पदभार छोड़ा गया । 


प्रतिहस्ताक्षरित 
ह ० / - ( अस्पष्ट ) 
जनपद न्यायाधीश, 

पिथौरागढ़ । 


अकरम अली, 
सिविल जज ( जू ० डि 0 ). 

पिथौरागढ़ । 


कार्यभार मुक्त प्रमाण - पत्र 


16 अगस्त , 2017 ई ० 


पत्रांक 400 / I - 04-2016-प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आज दिनांक 16-08-2017 को चिकित्सक 
के परामर्श के अनुसार तीन सप्ताह (दिनांक 17-08-2017 से 06-09-2017 तक ) के चिकित्सा अवकाश चाहने हेतु 
प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त चिकित्सा अवकाश प्रार्थना - पत्र के स्वीकृत होने की प्रत्याक्षा में मेरे द्वारा आज 
दिनांक 16-08-2017 के अपराह्न में न्यायिक मजिस्ट्रेट , प्रथम श्रेणी, पिथौरागढ़ का पदभार, छोड़ा गया । 


नेहा कय्यूम, 


प्रतिहस्ताक्षरित 
ह 0 / - ( अस्पष्ट ) 
जनपद न्यायाधीश, 
पिथौरागढ़ । 


न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, 

पिथौरागढ़ । 


480 


उत्तराखण्ड गजट , 30 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 


08 सितम्बर, 2017 ई ० 


पत्रांक 446 / एक - 04-2016 - प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक 16-08-2017 को चिकित्सक के 
परामर्श के अनुसार तीन सप्ताह (दिनांक 17-08-2017 से 06-09-2017 तक) के चिकित्सा अवकाश चाहने हेतु 
प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत किया गया था । अतः स्वस्थता उपरान्त आज दिनांक 07-07-2017 के पूर्वाह्न में मेरे द्वारा न्यायिक 
मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिथौरागढ़ का पदभार ग्रहण किया गया है । 


प्रतिहस्ताक्षरित 
ह ० / - (अस्पष्ट ) 
जनपद न्यायाधीश, 

पिथौरागढ़ । 


नेहा कय्यूम, 
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी , 

पिथौरागढ़ । 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 


31 अगस्त , 2017 ई ० 


पत्रांक 421 / I - 03-2016- प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ), पिथौरागढ़ 
का पदभार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या -3819/ XIV-a/52/ Admin.A/2012, दिनांक 
25 अगस्त, 2017 के द्वारा दिनांक 21-08-2017 से दिनांक 30-08-2017 तक (दिनांक 20-08-2017 रविवार अवकाश 
को पूर्वयोजित करते हुए) अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप अर्जित अवकाश का उपभोग करने उपरान्त आज 
दिनांक 31-08-2017 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया । 


प्रतिहस्ताक्षरित 
ह 0 / - ( अस्पष्ट) 
जनपद न्यायाधीश, 

पिथौरागढ़ 


अकरम अली, 
सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ), 

पिथौरागढ़ । 


कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड 

(विधि – अनुभाग) 

25 सितम्बर, 2017 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्य० / प्रव ०), राज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रूद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 

पत्रांक 3098 / रा ० कर आयु० उत्तरा ० / मुख्यालय / विधि अनुभाग / 17-18 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन वित्त 
अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 667/2017/146 (120) / XXVII(8) / 2017 , दिनांक 22 सितम्बर, 2017 का 
संदर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-III के क्रमांक 3 पर अंकित 
प्रविष्टि में संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचना आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने 
अधीनस्थ समस्त कर -निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / 
व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


481 


भाग 1 - क ] उत्तराखण्ड गजट, 30 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 

वित्त अनुभाग-8 

अधिसूचना 

22 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 667/2017/146 (120) / XXVII (8) / 08- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब , श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम संख्या 27. वर्ष 
2005 ) की धारा -4 की उपधारा (4 ) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं 0 1, वर्ष 1904) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के जारी होने 
की अगली तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम , 2005 की अनुसूची-III के क्रमांक 3 में निम्नलिखित 
संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं 

अनुसूची-III के क्रमांक 3 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी; अर्थात् 
क्र ० सं ० माल का विवरण 

कर का बिन्दु कर की दर की प्रतिशत 
डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिरिट विनिर्माता या 

17.48 प्रतिशत या 
डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान आयातकर्ता 

₹ 9.41 प्रति ली , 
अधिनियम , 1939 के अधीन परिभाषित है 

जो भी अधिक हो । 


1 . 


आज्ञा से , 
राधा रतूड़ी , 


प्रमुख सचिव । 


In pursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is 
pleased to orderthe publication of the following English translation of Notification No.667/2017/146(120)/XXVII(8)/ 
08 , Dehradun dated September 22, 2017 for general information : 

NOTIFICATION 

September 22 , 2017 
No. 667/2017/146 ( 120 )/XXVII(8)/08 --WHEREAS ,the State Government is satisfied that it is expedient so to 
do in public interest; 

Now , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand 
Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 
1904 (Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State ofUttarakhand), the Governor is pleased to amend serial No. 3 
of Schedule - Ill of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 , from the next date of issuing of this Notification 

AMENDMENT 
In Schedule -III , for the existing entry at serial No. 3, the following entry shall be substituted ; namely 
SI. No. Description of Goods 

Point of Tax 

Rate of tax percentage 
Diesel Oil, as defined under the United 

Manufacturer 

17.48 percent or 
Provinces Sale of Motor Spirit, Diesel 

Rs. 9.41 per liter , which 
Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 

Importer 

greater. 


or 


By Order, 


RADHA RATURI, 
Principal Secretary . 

पीयूष कुमार , 
एडिशनल कमिश्नर (वि ० वे० ), 
राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून । 


482 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 30 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 

(विधि - अनुभाग) 

27 सितम्बर , 2017 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य 0 / प्रव०), राज्य कर , 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रूद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 


पत्रांक 3130 / रा ० कर आयु ० उत्तरा० / मुख्यालय / विधि - अनुभाग / 17-18 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन 
सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1383 / XXXI(1) / 2017-विविध -22 / 17, दिनांक 
22 सितम्बर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत सृजित वाणिज्य कर विभाग , 
उत्तराखण्ड का नाम परिवर्तित करते हुए " राज्य कर विभाग, उत्तराखण्डः किया जाना अधिसूचित किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचना आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने 
अधीनस्थ समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / 
व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

अधिसूचना 

22 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 1383 / XXX|(1) / 2017- विविध -22 / 17 --तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत सृजित 
वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड का नाम परिवर्तित करते हुए “ राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड किया जाता है । 

2. उत्तरांचल ( उत्तराखण्ड ) कार्य (बंटवारा ) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय 
ज्ञाप संख्या 1093 / XXXI(1) / 2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय । 


एस 0 रामास्वामी, 


मुख्य सचिव । 


विपिन चन्द्र , 


एडिशनल कमिश्नर , 
राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून । 


कार्यालय आयुक्त , राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून 

कार्यालय ज्ञाप 

04 सितम्बर , 2017 ई ० 
पत्रांक 2741 / आयु ० रा क 0 उत्तरा o / स्थाअनु 0 / 2017-18 / रा ० कर / देदून - उत्तराखण्ड शासन , वित्त अनुभाग-8 
के विज्ञप्ति / पदोन्नति आदेश संख्या 382/2017/32(100) / XXVII (8) / 2001, टी ० सी ०, दिनांक 01-06-2017 द्वारा 
वाणिज्य कर (राज्य कर) विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लिपिक / आशुलिपिक / संख्या संवर्ग से चयन वर्ष 2016-17 में 
वाणिज्य कर अधिकारी (राज्य माल एवं सेवा कर अधिकारी), वेतनमान ₹ 9300-34800 + ग्रेड वेतन ₹ 4600 के रिक्त 
पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के माध्यम से नियमित चयनोंपरान्त कुल 13 कार्मिकों को 
पदोन्नति प्रदान की गई थी । उक्त क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या -1145 दिनांक 01-06-2017 द्वारा वाणिज्य कर अEि 
कारी के पद पर पदोन्नत कार्मिकों को सम्बन्धित सम्भागीय कार्यालय में योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित 
किया गया । उपरोक्त संदर्भ में संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, देहरादून सम्भाग , देहरादून कार्यालय के पत्र 
संख्या 792 दिनांक 13-07-2017 के माध्यम से श्री अजब सिंह नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड -2, विकासनगर 
द्वारा अपनी पारिवारिक परिस्थिति एवं स्वास्थ्य कारणों से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने 
के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना - पत्र मुख्यालय में उपलब्ध कराया गया है । 


भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 30 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 


483 


अतः उपरोक्तानुसार श्री अजब सिंह नेगी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड-2, विकासनगर द्वारा प्रस्तुत 
प्रार्थना - पत्र के आधार पर उनकी वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर की गई पदोन्नति को निरस्त किया जाता है तथा 
पदोन्नति निरस्त किये जाने के फलस्वरूप घटित रिक्ति को आगामी चयन वर्ष हेतु अग्रेनीत किया जाता है । 


श्रीधरबाबू अद्दांकी, 


आयुक्त, राज्य कर, 

उत्तराखण्ड । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी 

कार्यालय आदेश 

24 अगस्त , 2017 ई ० 
पत्रांक 344 / पंजी0 नि 0 / 2017 - वाहन संo UK10CA-0468 H.G.V. मॉडल -2015 चेसिस नं 0 MAT449019F2J5815 
इंजन नं 0 B591803251J63468144 कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी मै 0 विनोद कुमार गंगारी, एच ० यू ०एफ 0 
गंगारी भवन ज्ञानसू उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 22-07-2017 को आवेदन पत्र के साथ मूल 
चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उक्त वाहन दिनांक 31-12-2016 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जो 
पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण कबाड़ी को बेच दिया गया है तथा वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर देय नहीं है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने 
रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं 0 UK10CA-0468 H.G.V. मॉडल -2015 
चेसिस नं 0 MAT449019F2J5815 इंजन नं 0 P591803251J63468144 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

24 अगस्त, 2017 ई ० 
पत्रांक 345 / पंजी0 नि 0 / 2017 - वाहन सं 0 UK10CA-0156 L.G.V. मॉडल1-2011 चेसिस नं 0 
MA1LT22FWTB5K47018 इंजन नं 0 1119134442 कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री मुकेश चन्द रमोला 
पुत्र श्री अमर चन्द, ग्राम व पो 0 ओ 0 मस्सू गेंवला जिला उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 
26-07-2017 को आवेदन पत्र के साथ मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उक्त वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाडी को कबाड में बेच दिया हैं तथा चेसिस नं 0 वाहन से काट कर वाहन समाप्त 
कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का 
कर देय नहीं है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित 
नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं 0 UK10CA- 0156 L.G.V. मॉडल -2011 
चेसिस नं 0 MA1LT22FWTB5K47018 इंजन नं 0 1119134442 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


484 


उत्तराखण्ड गजट , 30 सितम्बर, 2017 ई० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 

भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

24 अगस्त, 2017 ई ० 
पत्रांक 346 / पंजी0 नि 0 / 2017 - वाहन सं 0 UK10CA-0151 L.G.V. मॉडल -2011 चेसिस नं 0 
MA1LT2FWTB5G37973 इंजन नं 0 11F9128127 कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री विनय कुमार पुत्र 
श्री बाजा राम, ग्राम व पो 0 ओ 0 मातली तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 
20-07-2017 को आवेदन पत्र के साथ मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका उक्त वाहन 
मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाडी को कबाड में बेच दिया हैं तथा चेसिस नं 0 वाहन से काट कर वाहन 
समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार 
वाहन का कर देय नहीं है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक 
चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता 


अतः, मैं , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं 0 UK10CA-0151 L.G.V. मॉडल -2011 
चेसिस नं 0 MA1LT2FWTB5G37973 इंजन नं 0 11F9128127 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

24 अगस्त, 2017 ई ० 
पत्रांक 347 / पंजी0 नि 0 / 2017 - वाहन सं 0 UK10-4700 LMV मॉडल -2011 चेसिस नं 0 MABEAA61801818771 
इंजन नं 0 F8DN4585392 कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री चन्द्रमणी नौटियाल पुत्र श्री जगत राम 
नौटियाल , निवासी ग्राम बडेथी पो 0 ओ 0 मातली जिला उत्तरकाशी के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 
28-07--2017 को आवेदन पत्र के साथ मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका उक्त वाहन 
मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाडी को कबाड़ में बेच दिया हैं तथा चेसिस नं ० वाहन से काट कर वाहन 
समाप्त कर दिया गया है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार 
वाहन का कर देय नहीं है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक 
चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी के दायित्व के अधीन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन सं 0 UK10-4700 LMV मॉडल -2011 चेसिस 
नं 0 MABEAA61S01818771 इंजन नं 0 F8DN4585392 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, 

उत्तरकाशी 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग 

आदेश 

29 अगस्त, 2017 ई ० 
संख्या 545 / प्रवर्तन / लाइसेन्स / 2016 - श्री देवराज शाह पुत्र श्री फगुन लाल, निवासी ग्राम कोटी तहसील 
जखोली जिला रूद्रप्रयाग का पुलिस विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 09-08-2017 को इनके द्वारा संचालित की जा रही 
वाहन संख्या यू0 के0-07 टी 0 सी0-2552 ( टाटा सूमो ) का नशे की हालत में संचालन करने के अभियोग में चालान कर 
इनके लाइसेन्स संख्या यू 0 के 0 1320120002971 जो इस कार्यालय द्वारा LMV ( NT), MCWG( NT)LMV( T) व पहाडी मार्गों 
हेतु जारी किया गया है वह जिसकी वैधता क्रमश 20-09-2032 ( अव्यवासायिक ) व दिनांक 19-03-2017 ( व्यवासायिक ) 
तक वैध है , के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । इस कार्यालय के पत्र संख्या 
510 / स ०प्रशा० / नोटिस / 17 दिनांक 17-08-2017 के माध्यम से उक्त चालान को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना 
पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया । लेकिन इनके द्वारा इस कार्यालय को कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । 


485 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट, 30 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत्) 
अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेन्सिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के 
रूप में मै 0, पंकज श्रीवास्तव , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए आपके लाइसेन्स संख्या यू 0 के 0 1320120002971 वैधता उपरोक्त को दिनांक 29-08-2017 तक तत्काल प्रभाव से 
निलम्बित करता हूँ । 

पंकज श्रीवास्तव, 
प्र 0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 


रूद्रप्रयाग । 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

आदेश 

05 सितम्बर , 2017 ई ० 
संख्या 57 / लाइसेन्स / निरर्ह / प्रतिसंत / 2017 - श्री अकील अहमद पुत्र श्री रईस अहमद , निवासी लालू नगर 
बिलासपुर, रामपुर यू ० पी ० के चालक लाइसेन्स संख्या UP2211012379 के विरूद्ध निरर्ह / प्रतिसंह्त हेतु संस्तुति प्रभारी, 
सी 0 पी 0यू 0 पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेन्स की मूल प्रति के साथ प्राप्त हुई 
है । चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैं मो / लाइसेन्स / निरर्ह / प्रतिसंहत / 
2017 दिनांक 22-08-2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में 
प्रस्तुत कर दिया गया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है । प्रभारी, सी 0 पी 0यू 0 पुलिस विभाग, रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर के 
द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई सम्बन्धी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट हैं कि चालक मोटरयान 
अधिनियम , 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है । 

अतः, मै , नन्द किशोर, लाइसेसिंग आथोरिटी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर उक्त चालक लाइसेन्स संख्या 
UP2211012379 को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 
05-09-2017 से 03 माह हेतु निरर्ह ( Disqualify) करता हूँ । 


लाइसेसिंग ऑथोरिटी, 

मोटरयान विभाग, 
ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

आदेश 


29 अगस्त, 2017 ई ० 
पत्रांक 3357 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 - वाहन सं 0 UP03-2536 ( HGV ) मॉडल -1997 चेसिस 
360044CSQ005093 इंजन नं 0 697D2UCSQ11526 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्रीमती गीता देवी पत्नी 
श्री पूर्णानन्द मुरारी, कर्णकरायत, लोहाघाट, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 31-07-2017 को वाहन स्वामी 
द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड 
परिवहन निगम टनकपुर ) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों 
के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मै , रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-08-2017 को वाहन संख्या UP03-2536 
( HGV) मॉडल -1997 चेसिस 360044CSQ005093 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


486 


उत्तराखण्ड गजट , 30 सितम्बर, 2017 ई ० ( आश्विन 08, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


आदेश 

29 अगस्त , 2017 ई ० 
पत्रांक 3358 / पंजीयन निरस्त / 2017-18 - वाहन सं 0 UP29-1198 (UN) मॉडल -2000 चेसिस Y2G41411 
इंजन नं 0 DY65042 इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री करम सिंह, निवासी ग्राम बन्तोली, पोस्ट 
बापरू जिला चम्पावत के नाम दर्ज है । दिनांक 17-03-2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु 
( क्यों कि वाहन चलने योग्य नहीं है ) आवेदन किया गया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या 
के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । सीनियर फोरमैन ( उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की 
आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन / चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मै, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 
1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-08-2017 को वाहन संख्या UP29-1198 
( UN) मॉडल -2000 चेसिस Y2G41411 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ । 


रश्मि भट्ट, 


सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

टनकपुर ( चम्पावत ) । 


पी ० एस ० यू० ( आर 0 ई 0) 39 हिन्दी गजट / 488 – भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


